रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


:: 


EF-- 


1 : 


. 


.: 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 7 , 2015 / चैत्र 17 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7 , 2015 /CHAITRA 17 , 1937 


सं . 734 ] 
No. 734 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2015 


का . आ . 959 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का . आ . 1284( अ ), तारीख 15 मई 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 , 
उप - खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 200.000 
कि . मी . से 328. 500 कि . मी . (फलोदी से जैसलमेर सेक्शन ) तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / दो लेन का बनाने , आदि), 
अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 


और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3) के अधीन तारीख 25 जुलाई 2014 को " दैनिक 
भास्कर " और तारीख 26 जुलाई 2014 को " राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित किया गया था ; 


और, आक्षेप प्राप्त हुये थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती हैं कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिये अर्जन किया जाना चाहिये ; 


और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


1582 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 200.000 कि . मी . से 328.500 कि . मी . तक ( फलोदी से जैसलमेर खण्ड ) 
के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 

| भूमि का 
जिला का तालुक / तहसील गाँव का सर्वेक्षण 

भूमि का 

भूमि की । क्षेत्रफल - भूस्वामियों / हितबद्वव्यक्तियों के 
संख्या का नाम 

संख्या प्रकार प्रकृति । (हैक्टेयर 

नाम 


क्रम 


नाम 


नाम 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 1 ) 
| ( 1 ) पोकरण | विरमदेवरा 


105/ 152 


जैसलमेर 


29 


30 


173 / 31 


24 


सरकारी 


17 


10/145 


10 


___ 112 


( 2 ) 


रामदेवरा 


निजी बारानी 1 | 0. 0283 उगम कंवर पत्नी डूंगर सिंह , 

कौम - राजपूत सा. देह खातेदार 
निजी बारानी 4 | 0 .0177 

रूखमोकंवर पत्नी तेज सिंह 
कौम राजपूत सा . देह खातेदार 

समा पत्नी सुखा प्रेमसिंह 
निजी बारानी 3 0. 1922 भाखरसिंह हरिसिंह पि . सुखा 

कौम दरोगा सा . देह खातेदार 

देवाराम पुत्र पतूराम जाति 
निजी बारानी 3 

कुमावत निवासी चन्द्रशेखर 

कालोनी फलोदी जिला जोधपुर 
गै. मु . रेल्वे 

0 . 0392 | रेलवे विभाग 
लाइन 
सरकारी | गै. मु . रास्ता | 0. 0098 राजस्थान सरकार 
निजी 

स्वरूपसिंह पुत्र सांग सिंह कौम 
बारानी 4 0. 4083 

राजपूत सा . देह खातेदार 

स्वरूपसिंह पुत्र विजय सिंह 
निजी बारानी 4 

कौम राजपूत सा . देह खातेदार 
0. 2721 

रहन बहक एस बी बी जे शाखा 

रामदेवरा 
कुल एरिया 

1 . 3334 

गुमानसिंह साईदानसिंह 

सुजानसिंह मोहनसिंह भीमसिंह 
निजी बारानी30. 3037 

अमरसिंह पि . पूंजराजसिंह कौम 
राजपूत सा . देह खातेदार 
राजूसिंह उर्फ तगसिंह पुत्र 

जेठमल सिंह कौम राजपूत सा . 
निजी बारानी 2 0. 6433 देह खातेदार । रहननामा सम्पूर्ण 

भूमि रहन बहक एस बी बी जे 
शाखा रामदेवरा दर्ज । 
अणदसिंह पुत्र गजसिंह 

मानसिंह पुत्र नखतसिंह, 
निजी बारानी 3 | 0 . 0340 धाऊकंवर बेवा नखतसिंह 

भीखसिंह पुत्र प्रतापसिंह कौम 

राजपूत सा . देह खातेदार 
कुल एरिया 

0 . 9810 
निजी बारानी 4 0. 0305 

अमीरदीन पुत्र बरसेखां कौम 
मुसलमान सा . देह खातेदार 

विनिता पत्नी गोपालसिंह कौम 
निजी बारानी 4 | 0. 6312 

राजपूत निवासी कृष्ण कुंज 
गोमट खातेदार रहन बहक जे 

टी जी बी शाखा पोकरण 
सरकारी गै. मु . 0 .7999 राजस्थान सरकार 

बख्तावरो खातुन पत्नी 

हनीफखा नि . पोकरण जायतां 
निजी बारानी 4 0. 4560 

खातुन पत्नी हासम खां कौम 
मुसलमान नि . गोमट खातेदार 

जैवतो पत्नी हासमखां कौम 
निजी बारानी 4 0.0360 

मुसलमान नि . गोमट खातेदार 
रहननामा सम्पूर्ण खाता एस बी 
बी जे शाखा पोकरण दर्ज 


115 


116 


( 3 ) गोमट 


__ 126 


262/126 


127 


128 


229 /119 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम 


गाँव का 


जिला का 
नाम 


तालुक / तहसील । 

का नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


भूमि का 
क्षेत्रफल | भूस्वामियों / हितबद्वव्यक्तियों 
(हैक्टेयर 

के नाम 


संख्या 


में ) 


119 


निजी 


बारानी 4 


1.3290 


इलमदीन पिता हाजीखां कौम 
मुसलमान सा . देह खातेदार 


गै . मु . 


119 /184 


भारतीय रेलवे विभाग भारत 
सरकार 


राजस्थान सरकार 


130 
134 


सरकारी रेल्वे 0. 1840 

लाइन 
सरकारी । गै. मु . 0 .0215 

सरकारी । गै. मु . 0. 0042 
कुल एरिया 

3. 4923 
सरकारी | बारानी 4 | 0 . 2325 


राजस्थान सरकार 


( 4 ) पोकरण 


35 


16/ 28 


निजी 


बारानी 2 | 0. 0010 


16/ 29 


निजी | बारानी 2 | 0.1400 


16/ 1 / 7 
( 7902/ 16 ) 


निजी | बारानी 2 | 0.0803 


राजस्थान सरकार 
जोराराम पुत्र शंकरलाल कौम 
सुथार सा . झाबरा खातेदार 
लक्ष्मीदेवी पत्नी शिवनारायण 
जाति गांधी सा . देह खातेदार 
जया जैन पत्नी राजन जैन 
जाति जैन पार्वती पत्नी 
शिवप्रकाश जाति घांची नि . 
पावटा बी . रोड़ जोधपुर 
चन्द्रा पत्नी कैलाश दैया 
जाति दर्जी नि . लक्ष्मी नगर 
पावटा जोधपुर राजू पत्नी 
श्यामलाल जाति दर्जी नि . 
पोकरण सूरजकंवर पत्नी 
हरिसिह जाति चारण 
नानणियाई खातेदार 
जेठाराम पुत्र भीखाराम कौम 
सुथार सा . सरदार सिंह की 
ढाणी खातेदार 
जूनत खातून पत्नी 
सफीमोहम्मद कौम मुसलमान 
सा . गोमट खातेदार 
नूरखातू पत्नी बरकतअली 
कौम सिन्धी मुसलमान सा . 
ओढाणिया खातेदार 
पवनकंवर पत्नी ओमसिंह 
जाति राजपुरोहित निवासी 
फूलासर खातेदार 


16/ 22 


निजी 


बारानी 2 | 0 . 1142 


16/ 1 / 18 
( 7839/16) 


निजी 


बारानी 2 | 


0 . 2076 


2862/ 16 


निजी 


बारानी 4 | 0 .0731 


16 / 1 /17 
( 7992/16 ) 


निजी | बारानी 2 | 0. 0800 


16/ 25 


गै . मु . 


सरकारी 


0. 0860 


रेलवे विभाग भारत सरकार 


सडक 


16/ 33 


निजी 


बारानी 2 | 0. 4859 


किरण देवी पत्नी रामनिवास 
जाति खटीक सा. देह 
खातेदार 


कुल एरिया 


1 .5006 


गै . मु . 


सरकारी 


राजस्थान सरकार 


0 . 0026 


( 5 ) चाचा 


रास्ता 


153 


निजी | बारानी 4 | 0 .0190 


हरजीराम हरीराम लालाराम 
ठाकरराम मेघराज पि . 
लिखमाराम तारो पुत्री 
लिखमाराम कौम मेघवाल सा . 
देह खातेदार रहन लालाराम 
का हि . बहक एस बी बी जे 
शाखा पोकरण 
राजस्थान सरकार 
कादरखां पुत्र कमरूखां कौम 
मुसलमान सा . देह खातेदार 


सरकारी । बारानी 4 | 0.0445 


34 


निजी 


| बारानी 1 | 0.0352 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


क्रम | जिला का 
संख्या 


तालुक / तहसील 

का नाम 


| गाँव का 

नाम 


| भूमि की 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
(हैक्टेयर 


भूस्वामियों / हितबद्वव्यक्तियों 

के नाम 


नाम 


। प्रकृति 


में ) 


37 


सरकारी 
कुल एरिया 


418 


निजी 


( 6 ) 
खेतोलाई 


कुल एरिया 


( 7 ) 


| 


182 


गै. मु . 


सरकारी 


धोलिया 


गै. मु . औरण 0. 0291 | राजस्थान सरकार 

0 . 1304 
बगडू. राम 

साजनराम 
शंकराराम पि . मंगलाराम 
रामनिवास भागीरथ पि . 

हीराराम कौम विश्रोई सा . देह 
बारानी 3 | 0. 0080 

खातेदार रहननामा साजनराम 
का हि . छोडकर सम्पूर्ण भूमि 
रहन बहक जे टी जी बी 

शाखा पोकरण 
0 . 0080 

| ग्राम पंचायत लाठी आबादी 
0 .0587 
गोचर 

भूमि 

शान्ति पत्नी सुदाराम बाधू 
पत्नी मून्नाराम पुष्पा पत्नी 
नरेश कुमार कौम विश्रोई सा . 
धोलिया 1 / 24 हि . 
ओमप्रकाश पुत्र जीवराजराम 
1 / 162 हि . बाबूराम पुत्र 
भगवानाराम 20 / 567 हि . 
सुरजाराम पुत्र अखमलराम 
10 / 567 हि . बचनाराम पुत्र 
भींयाराम 10 / 567 हि . 
किशनाराम पुत्र भरमलराम 
सोमारी पत्नी गिरधारीराम 
10 / 567 हि . सहीराम, 
फतुराम पि . सुखराम 
10 / 567 हि . किशनाराम , 
गिरधारीराम , पि . भरमलराम 
5 / 396 हि . सुखराम पुत्र 
रूगनाथराम 5 / 396 हि . 
अणची पत्नी साजनराम 
1 / 108 हि . बाबूराम पुत्र 
भगवानाराम 1 / 108 हि . 
दुर्गाराम, 

सुरजाराम, 
शंकरलाल, कंवरलाल पि . 
अखमलराम 1 / 108 हि . कौम 
विश्रोई सा . सांवरीज तह. 
फलोदी, बचनाराम पुत्र 
भींयाराम कौम विश्रोई सा . 
सदरी तह. फलोदी 1 / 396 
हि ., भाखरराम पुत्र 
रूगनाथराम विश्रोई सा . 
सांवरीज, रूगाराम पुत्र 
भींयाराम विश्रोई सा . देह 
10 / 567 हि . भावना डागा 
पत्नी माधव कृष्ण डागा कौम 
माहेश्वरी सा . ई . 57 शास्त्री 
नगर जोधपुर 7 / 24 हि . 
नाथूराम पुत्र लाधूराम 2 / 27 
हि . रामप्रताप पुत्र नाथूराम 
2 / 27 हि . कौम विश्रोई सा . 
खेतोलाई , भावना पत्नी 
माधवकृष्ण डागा कौम 
माहेश्वरी निवासी ई - 57 
शास्त्री नगर, जोधपुर 1 / 3 
हि . खातेदार रहननामा द्वारा 
खातेदार रामप्रताप पुत्र 
नाथूराम का हि . रहन बहक 
जे टी जी बी शाखा पोकरण 

दर्ज 
बारानी 4 | 0. 0245 | राजस्थान सरकार 


बारानी 4 


0 . 1488 


निजी 


137 


| 


35 


सरकारी 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम 


गाँव का 


जिला का 
नाम 


तालुक / तहसील 

का नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
(हैक्टेयर 


भूमि की 
प्रकृति 


भूस्वामियों / हितबद्वव्यक्तियों 

के नाम 


संख्या 


नाम 


मुकनाराम बाघाराम बांकाराम 
जेठाराम पि .मंगलाराम 
नगाराम पुत्र बखताराम 
राजाराम बुद्भगाराम सुनील पि . 
रामरखराम तुलसीदेवी बेवा 
रामरखराम दीनाराम भोजाराम 
पि . खेराजराम बाबुराम 

डुंगरराम नेनाराम सांवलराम 
निजी | बारानी 4 | 0 . 0416 

पि . सुरताराम मथरा बेवा 
सुरताराम सजनीदेवी पत्नी 
भैराराम शैतानराम कौम 
विश्रोई सा . देह खातेदार 
रहननामा सांवलराम पुत्र 
सुरताराम का हि . रहन बहक 
एस बी बी जे शाखा लाठी 
भंवरलाल पुत्र गणपतलाल 
कौम पालीवाल सा . ढढू 
तहसील फलोदी जि . जोधपुर 
खातेदार दर्ज । 

ग्राम पंचायत लाठी आबादी 
सरकारी 
आबादी 0 . 0488 

भूमि 

कुल एरिया 0.3224 
निजी गै. मु . 

देव वन भूमि मन्दिर श्री 
0 .0302 
औरण 

भादरिया राय माता जी 
निजी गै. मु . 

देव वन भूमि मन्दिर श्री 
औरण 0 .0945 

भादरिया राय माता जी 
कुल एरिया | 0. 1247 

गै. मु . 
सरकारी 

0. 0481 ग्राम पंचायत लाठी 
आबादी 


गै . मु . 


11 


( 8 ) 
भादरिया 


293 


271 


( 9 ) लाठी 


67/182 


गै. मु . 


सरकारी 


0 .0509 


| ग्राम पंचायत लाठी 


( 59 / 181 ) 


आबादी 


कुल एरिया 


0. 0990 


( 1 ) 
( 2 ) जैसलमेर | सोढाकोर 


___ 271 


सरकारी 


गै. मु . 
औरण 


0.4655 


राजस्थान सरकार 


गै . मु . 


272 


सरकारी 


| राजस्थान सरकार 


औरण 


0.0203 


गै . मु . 


372 


सरकारी 


गोचर 


0 . 0849 


ग्राम पंचायत सोढाकोर 


373 


सरकारी 


गै . मु . 
गोचर 


0. 9703 


| ग्राम पंचायत सोढाकोर 


कुल एरिया |___ 1. 5410 


407 


निजी 


बंजड़ 


0 . 2097 


कुसुम पत्नी उम्मेदाराम जाति 
मेघवाल सा . चाधन खातेदार 
रहन एस बी बी जे शाखा 
चाधन 


( 2 ) करमो 
की ढाणी 


409 


सरकारी 


407/1127 - सरकारी 


चाही 0 . 0042 राजस्थान सरकार 
बंजड़ । 0 . 1205 राजस्थान सरकार 

कुल एरिया | 0 . 3344 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


जिला का 


गाँव का 


04 
HO 


तालुक / तहसील 

का नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
(हैक्टेयर 


भूस्वामियों / हितबद्वव्यक्तियों 

के नाम 


नाम 


# ) 


( 3) qera 


478 /1004 


सरकारी 


बारानी 


0 .0378 


| राजस्थान सरकार 


TT . . 


67/ 1055 


सरकारी 


रेल्वे 
लाइन 


0 .0880 


रेलवे विभाग भारत सरकार 


कुल एरिया 

कुल योग 


0 . 1258 
9 . 9930 


[9T. Fİ. HERIYT / 11004 / 1 / ut / UHCHR / 565 / 94 . .344. — 283 ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th April , 2015 
S . O . 959 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , number S .O . 1284 (E ) dated 15th May , 2014 , published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -Section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening / two laning etc .), maintenance , management and operation of National Highway No . 15 on the 
stretch of land from Km . 200 . 000 to Km 328 .500 ( Phalodi – Jaisalmer Section ) in the District Jaisalmer in the 
State of Rajasthan ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Bhaskar” dated the 
25th July 2014 and “ Rajasthan Patrika ” dated the 26th July 2014 under sub -section ( 3 ) of section 3A of the 
said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Survey 


(in 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from km 200 .000 to km 

328.500 (Phalodi - Jaislmer section ) of the National Highway No. 15 in the state of Rajasthan 

Nameof 
Serial Name of 

Area 
the Name of 
the Type of land 

Name of the land owner / 

Nature of land 
taluk / 
number the village number 

Interested Persons 
district 

hectare ) 
tehsil 
(1) (2 ) (3) (4 ) (5) (6 ) 

( 8 ) 

(9 ) 
Ugam Kanwar W / O 

Dunger Singh caste 
(1) (1) (1) 105/ 152 Private Barani 1 0 .0283 

Rajpoot R /O village 
(1) Jaisalmer Pokaran Viramdevra 

khatedar 

Rukhmokanwar W / O Tej 
29 Private Barani 4 0 .0177 Singh caste Rajpoot R /O 

village khatedar 


[ TT II – DUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


30 


Private 


Barani 3 


0 .1922 


Sama W / O Sukha 
Premsingh Bhakarsingh 
Harisingh S /O Sukha caste 
Deroga R /O village 
khatedar 
Devaram S / O Paturam 
caste Kumawat R / O 
Chandershaker Colony 
Phalodi District Jodhpur 


173/31 


Private 


Barani 3 


0 .3658 


Government 


G . M . Railway 

Line 


0 .0392 | Railway Department 


17 


Government 


G . M . Rasta 


0 .0098 


Govt. of Rajasthan 


10 /145 


Private 


Barani 4 


0 .4083 


Swaroopsingh S / O Sangh 
Singh caste Rajpoot R /O 
village khatedar 
Swaroopsingh S / O Vijay 
Singh caste Rajpoot R / O 
village khatedar Rahan 
Behak SBBJ Branch 
Ramdevra 


10 


Private 


Barani 4 


0 .2721 


Total Area 


1 .3334 


112 


Private 


Barani 3 


0 .3037 


Ramdevra 


115 


Private 


Barani 2 


0 .6433 


Gumansingh Saidaansingh 
Sujansingh Mohansingh 
Bheemsingh Amarsingh 
S /O Punjrajsingh caste 
Rajpoot R / O village 
khatedar 
Rajusingh urf Tegsingh 
S /O Jethmal Singh caste 
Rajpoot R / O village 
khatedar Rahan Behak all 
land SBBJ Branch 
Ramdevra 
Anadsingh S /O Gajsingh 
Maansingh S /O 
Nakhatsingh Dhaukanwar 
W /O Lt. Nakhatsingh 
Bheekhsingh S /O 
Pratapsingh caste Rajpoot 
R /O village khatedar 


116 


Private 


Barani 3 


0 .0340 


Total Area 


0 .9810 


126 


Private 


Barani 4 


0 .0305 


( 3 ) Gomet 


Ameerdin S / O Bersekhan 
caste Musalman R /O 
village khatedar 
Vineeta W /O Gopalsingh 
caste Rajpoot R / O Krishna 
Kunj Gomet khatedar 
Rahan Behak JTGB Branch 
Pokaran 


262 /126 


Private 


Barani 4 


0 .6312 


127 


Government 


G . M . 


0 .7999 


Govt. of Rajasthan 


128 


Private 


Barani 4 


0 .4560 


Bakhtavero Khatun W / O 
Haneefkhan R / O Pokaran 
Jayatan Khatun W /O 
Hasam Khan caste 
Musalman R / O Gomet 
khatedar 
Jewto W /O Hasamkhan 
caste Musalman R / O 
Gomet khatedar Rahan all 
share SBBJ Branch 
Pokaran 


229 / 119 


Private 


Barani 4 


0 .0360 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Name of 


Area 


the 


Serial 
number 


Name 
of the 
district 


Name of 
the village 


Survey 
number 


| Type of land 


Nature of land 


(in 


Name of the land owner / 

Interested Persons 


taluk / 
tehsil 


hectare ) 


119 


Private 


Barani 4 


119 / 184 


Government 


G . M . Railway 

Line 
G .M . 
G . M . 


130 
134 


Government 
Government 

Total Area 
Government 


(4 ) Pokaran 


35 


Barani 4 


16 /28 


Private 


Barani 2 


16 /29 


Private 


Barani 2 


16 / 1 /7 
( 7902/ 

16 ) 


Private 


Barani 2 


16 /22 


Private 


Barani 2 


Elamdeen S / O Hazikhan 
1. 3290 caste Musalman R / O 

village khatedar 
0 . 1840 

Indian Railway , Govt . of 

India 
0 .0215 | Govt. of Rajasthan 
0 .0042 | Govt. of Rajasthan 
3 .4923 
0 .2325 | Govt. of Rajasthan 

Joraram S /O Sankerlal 
0 .0010 caste Suthar R / O Jhabra 

khatedar 

Lakshmidevi W /O 
0 . 1400 Shivnarayan caste Gandhi 

R / O village khatedar 
Jaya Jain W /O Rajan jain 
caste jain Parwati W / O 
Shivprakash caste Ganchi 
R / O Pavata B Road 

Jodhpur Chandra W /O 
0 .0803 

Kailash Deiya caste Darzi 
R /O Lakshmi Nagar 
Pawata Jodhpur Raju W /O 
Shyamlal caste Darzi R /O 
Pokaran Surajkanwar W /O 
Harisingh caste Charan 
Nanniyai khatedar 

Jetharam S / O Bhikaram 
0 . 1142 

caste Suthar R / O 
Sardersingh ki Dhani 
khatedar 
Junat Khatun W /O 

Safimohmad caste 
0 . 2076 

Musalman R / O Gomat 
khatedar 

Nurkhatu W /O Barkatali 
0 .0731 caste SindhiMusalman 

R /O Odhaniya khatedar 

Pawankanwar W /O 
0 .0800 Omsingh caste Rajpurohit 

R / O Phulasar khatedar 

Railway Department , 
0 .0860 

Govt. of India 

Kiran Devi W / o Ramnivas 
0 . 4859 caste Khatik R / O village 

khatedar 
1 .5006 
0 .0026 Govt. of Rajasthan 

Harziram Hariram Lalaram 
Thakarram Meghraj S / O 

Likhmaram Taro D /O 
0 .0190 Likhmaram caste Meghwal 

R / O village khatedar Rahan 
share of Lalaram SBBJ 

Branch Pokaran 
| 0 . 0445 | Govt. of Rajasthan 

Kadarkhan S /o Kemrukhan 
| 0.0352 caste Musalman R / O 

village khatedar 


16 / 1 / 18 
(78391 

16 ) 


Private 


Barani 2 


2862/16 


Private 


Barani 4 


16 / 1 / 17 
( 7992 / 

16 ) 


Private 


Barani 2 


16 /25 


Government 


G .M . Sadak 


16 /33 


Private 


Barani 2 


Total Area 
| Government 


(5 ) Chacha 


| 


152 


G . M . Rasta 


153 


Private 


Barani 4 


33 


| Government 


Barani 4 


Private 


Barani 1 


[ TT II – DUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Serial 
number 


Name 
of the 
district 


Name of 

the 
taluk / 
tehsil 


Name of 
the village 


Survey 
number 


Type of land 


Nature of land 


Area 

( in 
hectare ) 


Name of the land owner / 

Interested Persons 


37 


G . M . Oaran 


Government | 

Total Area 


0 .0291 | Govt. of Rajasthan 
0 . 1304 


418 


Private 


Barani 3 


0 .0080 


Bagduram Sajanram 
Shankerram S / O 
Manglaram Ramnivas 
Bhagirath S / O Hariram 
caste Visnoi R /O village 
khatedar Rahan all share 
( except share of Sajanram ) 
JTGB Branch Pokaran 


(6 ) 
Khetolai 


Total Area 


0 .0080 


182 


Government 


| G .M . Goacher 


(7 ) Dholiya 


0 .0587 


Gram Panchayat Lathi 
Aabadi Bhumi 
Santi W / O Sudharam 
Badhu W /O Munnaram 
Puspa W / O Naresh Kumar 
caste Visnoi R /O Dholiya 
1 / 24 Omprakash S / O 
Jivrajram 1 / 162 Baburam 
S /O Bhagwanaram 20 /567 
Surjaram S /O Akhmalram 
10 /567 Bachnaram S / O 
Bhiyaram 10 /567 Kisnaram 
S /O Bharmalram Somari 
W /O Girdhariram 10 /567 
Sahiram Faturam S / O 
Sukhram 10 / 567 Kisnaram 
Girdhariram S / O 
Bharmalram 5 /396 
Sukhram S / O Rughnathram 
5 / 396 Anchi W / O Sajanram 
1 / 108 Baburam S / O 
Bhagwanaram 1 / 108 
Durgaram Surjaram 
Sankarlal Kanwarlal S / O 
Akhmalram 1/ 108 caste 
Visnoi R / O Sanwarij 
Tehsil Phalodi Bachnaram 
S /O Bhiyaram caste Visnoi 
R / O Sadri Tehsil Phalodi 
1/396 Bhakherram S / O 
Rughnathram visnoi R /O 
Sanwarji Rugaram S /O 
Bhiyaram Visnoi R /O 
village 10 /567 Bhawana 
Daga W / O Madhav Krishan 
Daga caste Maheshwari 
R /O E 57 , Sastri Nagar 
Jodhpur 7 /24 Nathuram 
S /O Ladhuram 2 /27 
Rampratap S /O Nathuram 
2 / 27 caste Visnoi R /O 
Khetolai Bhawna W /O 
Madhavkrishan Daga caste 
Maheswari R / O E 57 , Sastri 
Nagar Jodhpur 1 /3 
khatedar Rahan Bahak 
Share of Rampratap S / O 
Nathuram JTGB Branch 
Pokaran 
Govt. of Rajasthan 


137 


Private 


Barani 4 


0 . 1488 


35 


Government 


Barani 4 


0 .0245 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii)] 


Serial 
number 


Type of land 


Name 
of the 
district 


Name of Survey 
the village | number 


Nature of land 


Name 
of the 
taluk / 
tehsil 


Area 

( in 
hectare ) 


Name of the land owner / 

Interested Persons 


Private 


Barani 4 


0 . 0416 


Muknaram Bagharam 
Bankaram Jetharam S / O 
Manglaram Negaram Slo 

Bakhtaram Rajaram 

Budharam Sunil S /O 
Ramrakhram Tulsidevi W /O 
Lt. Ramrakhram Deenaram 
Bhojaram S / O Kherajram 

Baburam Dungrram 
Nenaram Sanwalram S /O 
Surtaram Matra W / O Lt. 
Surtaram Sajnidevi W / O 
Bheraram Setanram caste 
Visnoi R /o village khatedar 
Rahan Share of Sanwalram 
S /o Surtaram SBBJ Branch 
Lathi Rahan Bhawarlal S /O 
Ganpatlal caste Paliwal R /o 

Dhedhu Tehsil Phalodi 
Distt . Jodhpur khatedar 


| Government 


G .M . Aabadi 


0 . 0488 


Gram Panchayat Lathi 

Aabadi Bhumi 


Total Area 


0 .3224 


293 


Private 


G .M . Oaran 


0 .0302 


( 8 ) 
Bhaderiya 


Dev Van BhumiMandir 
Shri Bhaderiya Rai Mata Ji 


Private 


G . M . Oaran 


0 .0945 


Dev Van BhumiMandir 
Shri Bhaderiya Rai Mata Ji 


Total Area 


0 . 1247 


(9 ) Lathi 


67/182 


Government 


G .M . Aabadi 


0 .0481 


Gram Panchayat Lathi 


59 


Government 


G .M . Aabadi 


0 .0509 


Gram Panchayat Lathi 


(59/ 181) 


Total Area 


0 .0990 


( 2 ) 


( 1 ) 


Government 


G .M . Oaran 


0 .4655 


Govt. of Rajasthan 


Jaisalme 


Sodhakaur 


Government 


G . M . Oaran 


| 


0 .0203 


Govt. of Rajasthan 


272 
372 
373 


Government 


0 .0849 | Gram Panchayat Sodhakaur 


G .M . Goacher 
G .M . Goacher 


0 .9703 


Gram Panchayat Sodhakaur 


Government 

Total Area 


1 .5410 


Private 


Banjar 


0 . 2097 


( 2 ) | 407 
Kermokidhani 


Kusum W / O Ummedaram 

caste Meghwal R /O 
Chandhan khatedar Rahan 
SBBJ Branch Chandhan 


409 


Government 


Chahi 


0 . 0042 


Govt. of Rajasthan 
Govt. of Rajasthan 


4077 


Government 


Banjar 


0 . 1205 


1127 


Total Area 


0 . 3344 


[ TT II – qus 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| Type of land 


Nature of land 


Area 


Serial 
number 


Name 
of the 
district 


Name of 
the village 


Survey 
number 


Name of the land owner / 

Interested Persons 


Name 
of the 
taluk / 
tehsil 


( in 
hectare ) 


( 3 ) 


478 / 


Government 


Barani 


0 . 0378 


Govt. of Rajasthan 


Chandan 


1004 


67 / 1055 | Government 


G .M . Railway 

Line 


0. 0880 


Railway Department , Govt. 

of India 


Total Area 


0 . 1258 


Grand Total 


9 .9930 


[ F. No. NHA / 11004 /1 / PJ/Jaisalmer/ LA/ FTS - 283 ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


